150 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 23, 1996 (VYSK . 3 , 1918 SAKA ) 


[ PARTI 


। 


लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं मार्ग शाखा 

गडगावां सर्कल 

दिनांक 29 मार्च, 1996 
नं ० 28- जी ० ए ० 87 डी / 22.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा , 
सरकारी खर्च पर सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात् पन्टून पुल तथा पहुंच मार्ग का निर्माण हसनपुर माहोली सड़क पर नजदीक 
हसनपुर, जिला फरीदाबाद के लिये अपेक्षित है । इसलिए यह अधिसूचित किया जाता है कि नीचेविशिष्ट में वर्णित भूमि 
उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्ध के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
जिन को इनसे सम्बन्ध हो । 


उपर्युक्त धारा द्वारा प्रदान की गई सक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे 
पधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारी सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि में प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा 
अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा अधिकृत करते हैं । 

कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में किसी भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस पधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन या दो समाचार पत्रों या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि 
के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर फरीदाबाद या भूमि अभिग्रहण कलेक्टर लो ० नि ० वि ०, 
भ ० तथा म ० शाखा गुडगांवा के सम्मुख लिखित रूप में दायर कर सकता है । 

विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


परिक्षेत्र 
गांव 


हदबस्त 
सं . 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


खसरा 
सं ० 


1 


2 


3 


5 


6 


हसनपुर 


104 


10.83 


137 


फरीदाबाद पलवल प्रब 

होडल 


14/2, 15/1 , 15/2, 16/1 , 


138 


11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17, 18, 
19, 20 


139 


11, 12, 13/1 , 13/1, 14/2, 15, 16, 17, 18 
19, 20 


140 


11, 12/1, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20 


141 


. 


1 , 2, 12/2, 13, 14, 15, 16/1 , 16/2, 16/3, 
17, 18, 19, 20 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , APRIL 23 , 1996 (VYSK . 3 , 1918 SAKA ) 


151 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Statata amarat 

होटल 


हसनपुर 
समाप्त 


104 


142 


V. 

3 


11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 18, 19 , 20, 22 , 
23/1, 23/2, 24 , 25 


150 


3, 4/1, 


4/2 , 


5 , 6 , 7 , 


8 , 


13, 18 , 


23 


149 


11, 12, 13, 14 , 15, 1, 9/1, 9/2 , 16/1, 
10/2 


148 


11, 


12 , 


13, 


14 , 


15 . 


147 


4 , 5 , 6 , 


7. 8 , 


9 , 10 , 


11, 12 , 13 


168 


> 


39 


8 , 


13, 19 , 


18 , 23, 


22 


175 


2 , 


3 


कुल जोड़ 


10.83 


o Foto AFGT , 

gater aftal, 
Isvitar qa , per fare for faart, 

1997 TOTALT mier, Istra I 
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 
BUILDINOS AND ROADS BRANCH 

CIRCLE GURGAON 

The 29th March , 1996 
No. 28 -GA-87- D /22 . Whereas it appears to the Governor of Haryana that land is likely to be 
required to be taken by the Government, at public expense , for a public purpose , namely , for 
construction of Pontoon Bridg , and Approach road at Yamuna River on Hassanpur Ma holi road near 
Hassanpur , Tehsil Palwal in District Faridabad, it is hereby notified that the land in the lonliwy 
described below is likely to be acquited for the above purpose . 

This notification is made under the provisions of Section 4 of the Land Acquisition Act, 
1894 , to all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana , is pleased 
to authorise the officers, for the time being engaged in the lindertaking with their servants and 
workmen to enter upon and survey any land in the li cality and to do all other acts required er 
permitted by that section . 

Any person interested who has any objection to the acquisition of any land in the locality 
may within thirty days of the publication of the notification in the Official Gazette or in two 


152 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 23 , 1996 (VYSK . 3 , 1918 SAKA ) 


[ PARTI 


frews papers of publicity of the notification whichever is later file an objection in writing, before the District 
Revenue Officer -cum - Land Acquisition Collector, Faridabad or Land Acquisition Collector , Haryana , 
P.W.D., B. & R . Branch , Gurgaon , under the said Act. 

SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Had bast Area in 
No. acres 


Khasra Nos. 


Jaridabnd Palwal 

Now Hodal 


Hassanpur 


104 


10.83 


137 


14/2 , 15/1 , 15/2 , 16/1 


138 


11, 12, 13, 14 , 15/1, 15/2 , 16 , 17, 18, 
19, 20 


139 


11, 12, 13/1 , 13/2, 14/2 , 15, 16 , 17 , 18, 19 , 
20 


140 


ܕܠܐ 


12/1 , 12/2 , 13 , 14 , 15 , 

15 , 16 , 17 , 18 . 
19, 20 . 


141 


11/2, 12/2 , 13, 14 , 15 , 16/1, 16/2 , 16/3, 17 , 


18 , 


19, 20 


142 


11/1, 11/2 , 12/1. 12/2 , 18 , 19, 20, 22 , 23/1, 
23/2 , 24 , 25 


150 


3, 4/1, 4/2 , 5 , 6 , 7, 8 , 13 , 18 , 23 

149 


11 , 12 , 13, 14 , 15, 1, 9/1 , 9/2 , 10/1 , 10/2 

148 


11 , 


12 , 13 , 14 , 15 


147 


4 , 5 , 6 , 7, 8 , 9, 10 , 11, 12 , 13 


168 


3 , 8 , 13, 19 , 18 , 23, 22 


175 


2 , 3 . 


Total : 


10.83 
acres 


( Sd .) 


Superintending Engineer, 
Gurgaon Circle, Hr. P.W.D., B. & R . Branch , 

Gurgaon . 


